रजिस्ट्री सं० डी०एल०- 33004/ 97 


REGD . NO . D . L.-33004/ 97 


I 


भारत का राजपत्र 


सत्यमेव जयते 


The Gazette of India 


असाधारण 
EXTRAORDINARY 


भाग ।। - खण्ड 3 -- उप - खण्ड ( 1 ) 
PART II — Section 3 — Sub -section (i) 


प्राधिकार से प्रकाशित 
PUBLISHED BY AUTHORITY 


सं . 134 ] 
No. 1341 


नई दिल्ली, सोमवार, मार्च 31, 1997 / चैत्र 10, 1919 
NEW DELHI,MONDAY, MARCH 31, 1997/ CHAITRA 10 , 1919 


जल - भूतल परिवहन मंत्रालय 


( स्थापम -II अनुभाग ) 

अधिसूचना 

नई दिल्ली, 31 मार्च, 1997 
सा . का . नि . 182 ( अ ). - राष्ट्रपति , संविधान के अनुच्छेद 309 के परन्तुक द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए जल - भूतल परिवहन 
मंत्रालय ( सड़क पक्ष ) केन्द्रीय इंजीनियरी सेवा ( सड़क ) समूह " " नियम, 1995 का संशोधन करने के लिए निम्नलिखित नियम बनाते हैं , अर्थात् : 
1. ( 1 ) इन नियमों का संक्षिप्त नाम जल - भूतल परिवहन मंत्रालय ( सड़क पक्ष ) केन्द्रीय इंजीनियरी सेवा ( सड़क ) समूह " क " ( संशोधन ) 

नियम, 1997 है । 
( 2 ) ये राजपत्र में प्रकाशन की सारीख को प्रवृत्त होंगे । 
2. जल- भूतल परिवहन मंत्रालय ( सड़क पक्ष ) , केन्द्रीय इंजीनियरी सेवा ( सड़क ) समूह " क " नियम , 1995 में , - 
( क ) नियम 5 के उपनियम (vii ) के पश्चात् निम्नलिखित जोड़ जाएगा, अर्थात् :--- 
" ( viii ) इस नियम में अंतर्विष्ट किसी बात के होते हुए भी , जहां सरकार की यह राय है कि ऐसा करना आवश्यक या समीचीन है 

तो वह लिखित में अभिलिखित किए जाने वाले कारणों और आयोग से परामर्श करके सीधी भर्ती द्वारा कार्यपालक इंजीनियर 
श्रेणी के कर्तव्य पद को सीधी भर्ती द्वारा भर सकतीहैं , और ऐसी भर्ती से संबंधित अर्हताएं अनुभव और अन्य बातें अनुसूची 4 

में यथाविनिर्दिष्ट होंगी । 
( ख ) अनुसूची 1, अनुसूची 2 और अनुसूची 3 के स्थान पर निम्नलिखित रखा आएगा, अर्थात् : -- 

अनुसूची 1 

[ नियम 4 (i) देखिए ] 
केन्द्रीय इंजीनियरी सेवा ( सड़क ) समूह " क " की विभिन्न श्रेणियों में सम्मिलित कर्तव्य पदों के नाम , संख्या और वेतनमान 
क्रम सं. पदों की श्रेणी और वर्गीकरण 

पदों की संख्या 

वेतनमान 
2 
अ. उच्च प्रशासनिक पद 
(i ) महानिदेशक ( सड़क विकास ) और अपर सचिव , 

1 * ( 1995 ) 7300 - 200 - 7500 - 250 - 8000 रुपये 
भारत सरकार 
( ii ) अपर महानिदेशक 

2* ( 1955 ) 7300- 100 - 7600 रु० 


3 


_ - - - - - 


826 GI/ 97 


THE GAZETTE OF INDIA : EXTRAORDINARY 


[ PART II - SEC . 3 (i)] 


11 * ( 1995 ) 


सिविल इंजीनियर 
(i), मुख्य इंजीनियर . 
(ii ) अधीक्षण इंजीनियर चयन श्रेणी ( अकृत्यिक ) 
( iii ) अधीक्षण इंजीनियर 


* * 


5900 - 200 - 6700 रु० 
4500 - 150 -5700 रु० 
3700 - 125- 4700 - 150 - 5000 रु० 
3000- 100 - 3500 -125 - 4500 रु० 


38 @ 
80* ( 1995 ) 


( iv ) कार्यपालक इंजीनियर 


39 * ( 1995 ) 


2200 - 75 - 2800 - द. रो . - 100 - 4000 रु . 


( v ) सहायक कार्यपालक इंजीनियर 
यांत्रिक इंजीनीयर 


( i) अधीक्षण इंजीनियर चयन श्रेणी ( अकृत्यिक ) 

4500 - 125 - 4700 रु० 
( ii ) अधीक्षण इंजीनियर 

4 * ( 1995 ) 3700 - 125 - 4700 - 150 - 5000 रु० 
(iii ) कार्यपालक इंजीनियर 

7 * ( 1995 ) 3000 - 100 - 3500 - 125 - 4500 रु० 
( iv ) सहायक कार्यपालक इंजीनियर 

34 ( 1995 ) 2200 - 75 - 2800 - 100 - 4000 रु० 
वर्ष1994 में , कार्यभार के आधार पर परिवर्तन किया आ सकता हैं । 
.. 4500 - 150 - 5700 रु० के वेतनमान वाले पदों में अकृत्यिक चयन श्रेणी पद भी सम्मिलित है । 


न्येष्ठ प्रशासनिक श्रेणी ( चयन श्रेणी ) अकृत्यिक श्रेणी है और इस श्रेणी में पदों की अधिकतम संख्या, ज्येष्ठ कर्तव्य के 15 प्रतिशत के बराबर होगी अर्थात् 

सेवा में ज्येष्ठ और उससे ऊपर के सभी कर्तव्य पद काल वेतनमान के स्तर के चयन श्रेणी ( अकृत्यिक ) में पदों की संख्या, ज्येष्ठ प्रशासनिक श्रेणी में 
स्वीकृत पदों की संख्या तक सीमित होगी । 


अनुसूची 2 


[ नियम 5 ( iii ) देखिए ] 
अल - भूतल परिवहन मंत्रालय ( सड़क पक्ष ) , की केन्द्रीय इंजीनियरी सेवा की विभिन्न श्रेणियों में सम्मिलित कर्तव्य पदों पर प्रोन्नति पर 
धकारियों की नियुक्ति के लिए अगली निम्न श्रेणी में भर्ती की पद्धति , प्रोन्नति का क्षेत्र और न्यूनतम अर्हक सेवा : 


कम 


ग्रेड/ कर्तव्य पद 


भर्ती की पद्धति 


प्रोन्नति के लिए न्यूनतम अहर्क सेवा के चयन का क्षेत्र 


1 


2 


भाग 1 - उच्च प्रशासनिक पद 


प्रोन्नति/ प्रतिनियुक्ति पर 
स्थानांतरण द्वारा 


इस श्रेणी में नियुक्ति , सम्मिलित क्षेत्र से की जाएगी, जिसमें 
निम्नलिखित होंगे : 


i ) महानिदेशक ( सड़क विकास ) और 

अपर सचिव , भारत सरकार 
( 7300 - 200 - 7500 - 250 - 8000 रु. ) 


( i ) सेवा के मुख्य इंजीनियर ( 5900 - 200 - 6700 रु.) और केन्द्रीय 

इंजीनियरी पूल समूह " क " अपर महानिदेशक तथा अपर 
निदेशक ( 7300 - 7600 रु.) जिनका इंजीनियर की श्रेणी में 
5 वर्ष से अनधिक अनुभव जिसमें उच्चतर श्रेणी में सेवा 

भी है । 
( ii ) राज्य सरकारों के मुख्य इंजीनियर जिन्होंने अपनी श्रेणी में 

5 वर्ष नियमित सेवा की है और जिनके पास मान्यता प्राप्त 
विश्वविद्यालय से सिविल इंजीनियरी की उपाधि या समतुल्य 
हो और समूह " क " के सुसंगत क्षेत्र में 22 वर्ष का अनुभव 
हो जिसमें सुसंगत क्षेत्र में कम से कम तीन वर्ष का 
विभागाध्यक्ष के रूप में अनुभव होना चाहिए । 


[ भाग II --- खण्ड 3 ( i ) ] 


भारत का राजपत्र : असाधारण 


___ [भाग -खण्ड 300] _ __ 


भारत का राजपत्र: असाधारण 


( iii ) केन्द्रीय सरकार के अन्य विभागों के ऐसे अधिकारी जो 

सुदृश पद धारण किए हुए हों या जो 5900 - 6700 रु. 
वेतनमान वाला या समतुल्य पद धारण किए हुए हों और 
उस श्रेणी में 5 वर्ष नियमित सेवा कर चके हों तथा किसी 
मान्यता प्राप्त विश्वविद्यालय से सिविल इंजीनियरी की 
उपाधि या समतुल्य रखता हो और सुसंगत क्षेत्र में 22 वर्ष से 
अन्यून का अनुभव हो । 


(ii ) अपर महानिदेशक 

( 7300--100 - 7600 रु. ) 


प्रोन्नति/ प्रतिनियुक्ति / 
स्थानांतरण 
( आई. एल. टी . सी . ) 


उस श्रेणी में नियुक्ति सम्मिलित क्षेत्र से की आएगी, 
जिसमें निम्नलिखित होंगे : 
( i ) सेवा और केन्द्रीय इंजीनियरी पूल समूह " क " के 

मुख्य इंजीनियर जिन्होंने सिविल इंजीनियरी शाखा की 
इस श्रेणी में तीन वर्ष नियमित सेवा की हो । 


( ii ) राज्य सरकारों के मुख्य इंजीनियर ( राजमार्ग ) जिन्होंने 

उस श्रेणी में तीन वर्ष नियमित सेवा की हो और जिनके 
पास किसी मान्यता प्राप्त विश्वविधालय से सिविल 
इंजीनियरी में डिग्री या समतुल्य हो तथा सुसंगत क्षेत्र में 
20 वर्ष से अन्यून का अनुभव हो । 


(iii ) केन्द्रीय सरकार के अन्य विभागों के ऐसे अधिकारी जो 

नियमित आधार पर सुदृश पद धारण किए हुए होगा जो 
5900 - 6700 रु. वाले वेतनमान या समतुल्य में पद धारण 
किए हुए हों और उस श्रेणी में 3 वर्ष नियमित सेवा कर 
चुके हों तथा किसी मान्यता प्राप्त विश्वविद्यालय से 
सिविल इंजीनियरी में डिग्री या समतुल्य हों तथा समूह 
" क " की सुसंगत क्षेत्र की सेवा में 20 वर्ष से अन्यून 
का अनुभव हो । 


प्रोन्नति 


भाग II सिविल इंजीनियरी 
मुख्य इंजीनियर ( 5900 - 200 - 6700 रु. ) 


ऐसा अधिक्षण इंजीनियर उस श्रेणी में आठ वर्ष की नियमित सेवा 
की हो , यदि कोई हो , अधीक्षण इंजीनियर अकृत्यिक चयन श्रेणी 
में या समूह " क " में 17 वर्ष नियमित सेवा की हो जिसमें से 
कम से कम 4 वर्ष से अन्यून की नियमित सेवा कनिष्ठ प्रशासनिक 
श्रेणी में हो । 


अकृत्यिक चयन श्रेणी 


(ii ) अधीक्षण इंजीनियर, चयन श्रेणी 

( अकृत्यिक ) ( 4500 - 150 - 5700 रु. ) 


( क ) कनिष्ठ प्रशासनिक श्रेणी के ऐसे अधिकारी जो समूह 

" क " सेवा के 14वें वर्ष में , प्रवेश कर गए हैं जिसकी 
संगणना उस परीक्षा में वर्ष के पश्चात्वर्ती वर्ष से की 
जाएगी जिसमें वह सदस्य समूह " क " पदों पर 
नियुक्त/ भर्तीकिया गया था । 


( ख ) कनिष्ठ प्रशासनिक श्रेणी के ऐसे अधिकारी को ज्येष्ठ 

काल वेतनमान समूह " क " में , समूह " क " पद से 
प्रोन्नति पाकर प्रवेश कर चुके हों और जिन्होंने ज्येष्ठकाल 
वेतनमान और कनिष्ठ प्रशासनिक श्रेणी में कुल मिलाकर 
9 वर्ष नियमित सेवा की है । 


4 


THE GAZETTE OF INDIA : EXTRAORDINARY 


[ PART JI --- SEC . 3 (6)] 


( iii ) अधिक्षण इंजीनियर 

प्रोन्नति 

कार्यपालक इंजीनियर ( सिविल ) जिन्होंने उस श्रेणी में 5 वर्ष 
( 3700 - 125 - 4700 - 150- 5000 रु. ) 

नियमित सेवा की हो । 
( 1y ) कार्यपालक इंजीनियर 

प्रोन्नति 

(i ) सहायक कार्यपालक इंजीनियर की श्रेणी से 75 प्रतिशत 
( 3000 -- 100 - 3500 - 125 - 4500 रु. ) 

ज्येष्ठता - सह - उपयुक्तता के आधार पर । 
(ii ) पच्चीस प्रतिशत केन्द्रीय इंजीनियरी सेवा ( सड़क ) के ऐसे 

सहायक इंजीनियरों में से गुणागुण के आधार पर चयन 
द्वारा जिन्होंने उस श्रेणी में आठ वर्ष की नियमित सेवा की 
है और जिनके पास किसी मान्यताप्राप्त विश्वविद्यालय 

संस्था से सिविल इंजीनियरी में डिग्री है । 
टिप्पण : - तथापि ऐसे विद्यमान पदधारी जो इन नियमो के अधिसूचित किए जाने की तारीख को सहायक इंजीनियर सिविल का पद नियमित 

आधार पर धारण किए हुए हो , कार्यपालक इंजीनियर के पद पर प्रोन्नति के लिए पात्र बने रहेंगे यदि उनके पास किसी मान्यताप्राप्त 

विश्वविद्यालय/ संस्था से सिविल इंजीनियरी में डिप्लोमा या समतुल्य है और जिन्होंने उस श्रेणी में 8 वर्ष नियमित सेवा की है । 
( v ) सहायक कार्यपालक 

आयोग द्वारा संचालित इंजीनियरी 
इंजीनियर ( 2200 - 75 - 2800 - द. रो. सेवा परीक्षा के माध्यम से सीधी भर्ती 

100--4000 रु. ) 
भाग - III यांत्रिक इंजीनियर 
(i ) अधीक्षण इंजीनियर चयन श्रेणी अकृत्यिक 

कनिष्ठ प्रशासनिक श्रेणी के अधिकारी जो इस वर्ष की 1 जुलाई 
( अकृत्यिक ) 4500 - 150 - 5700 रु . 

को समूह " क " सेवा 14वें वर्ष में प्रवेश कर गए जिसकी 
संगणना परीक्षा के वर्ष पश्चात्वर्ती वर्ष से की जाएगी जिसमें 

सदस्य जिसके आधार पर उसे भर्ती किया गया था । 
(ii ) अधीक्षण इंजीनियर 

प्रोन्नति 

कार्यपालक इंजीनियर जिन्होंने श्रेणी में पांच वर्ष नियमित सेवा की 
( 3700 - 125 - 4500 - 150 - 5000 रु. ) 

हो । 
( iij ) कार्यपालक इंजीनियर 

ऐसे सहायक कार्यपालक इंजीनियर जिन्होंने उक्त श्रेणी में 
( 3000 - 100 - 3500 - 125- 4500 रु.) 

ज्येष्ठता - सह - उपयुक्तता के आधार पर 4 वर्ष नियमित सेवा 

की हो । 
(iv ) सहायक कार्यपालक इंजीनियर आयोग द्वारा संचालित 

( 2200 - 75- 2000 - द. रो. इंजीनियर सेवा परीक्षा 
100 - 4000 रु. ) 

के आधार पर भर्ती द्वारा 

अनुसूची - 3 

[ नियम 5 ( vii ) देखिए ] 
प्रतिनियुक्ति के स्त्रोत और भर्ती के लिए अर्हता और अनुभव 


1 


. 


- 


- 


- 


- 


- 


- 


- 


-- 


- 


- 


- 


- 


- 


- 


क्रम सं . 


पद का नाम 


पद 


भर्ती के लिए पात्रता 


- 


_ 


- - 


- - 


- - 


2 


3 


- 


- 


- 


- - - 


- - - 


- 


- - 


- - 


- 


- 


- 


- 


- 


- - 


- 


- - - 


- 


- 


1 . 


कार्यपालक इंजीनियर (सिविल/ यांत्रिक ) 


केन्द्र/ राज्य सरकारों/ संघ राज्य क्षेत्रों स्वशासी और कानूनी संगठनों आदि के 
अधिकारी , जो : 


( क ) (i ) नियमित आधार पर सदृश पद धारण किए हुए हों , या 
( ii ) 2200 - 4000 रु. या समतुल्य वेतनमान वाले पदों में चार वर्ष 

नियमित सेवा की हो ; 
( iii ) 2000 - 3500 रु. या समतुल्य वेतनमान में 8 वर्ष नियमित सेवा की 

हो ; और 


[ भाग ।। - खण्ड 3 ( i ) ] 


भारत का राजपत्र : असाधारण 


- 


- 


- 


- 


- - 


-- 


- 


- - - - - - 


- 


- 


- 


- 


- 


- 


- 


- - 


अधीक्षण इंजीनियर ( सिविल/ यांत्रिक ) 


( ख ) ( i) किसी मान्यताप्राप्त विश्वविद्यालय से यथास्थिति, सिविल यांत्रिक 

इंजीनियरी में उपाधि या समतुल्य रखता है । 
( ii ) राजमार्ग की अभिकल्पना सनिर्माण और राजमार्ग में उपयोग की 

गई मशीनरी में 5 वर्ष का अनुभव हो । 
केन्द्र/ राज्य सरकारों/ संघ राज्य क्षेत्रों स्वशासी और कानूनी संगठनों आदि के 
अधिकारी , जो : 
( क ) (i) नियमित आधार पर सदृश पद धारण किए हुए हों । 

(ii ) 3000 - 4500 रु. के वेतनमान या समतुल्य में 5 वर्ष की सेवा की हो । 
( ख ) ( i ) किसी मान्यताप्राप्त विश्वविद्यालय से यथास्थिति सिविल या यांत्रिक 

इंजीनियरी में उपाधि या समतुल्य हो , और 
( ii ) राजमार्ग के अभिकल्पना सनिर्माण और राजमार्ग के सनिर्माण में उपयोग 

की गई मशीनरी में 10 वर्ष का अनुभव, केन्द्र राज्य सरकारों/ संघ राज्य 
क्षेत्रों स्वशासी और कानूनी संगठनों आदि के अधिकारी | 


3. मुख्य इंजीनियर ( सिविल/ यांत्रिक ) केन्द्र/ राज्य/ सरकार/ संघ राज्य क्षेत्रों और कानूनी संगठनों आदि के 

अधिकारी जो :-- 
( क ) ( i ) नियमित आधार पर सदश पद धारण करते हों , या 
( i ). 4500 - 5700 रु. के वेतनमान या समतुल्य पदों में तीन वर्ष की 

नियमित सेवा की हो, या 
( iii ) 3700 - 5000 रु. के वेतनमान या समतुल्य पदों पर 8 वर्ष की नियमित 

सेवा की हो , और 
( ख ) (i ) किसी मान्यताप्राप्त विश्वविद्यालय से यथास्थिति सिविल या यांत्रिक : 

इंजीनियरी में उपाधि या समतुल्य रखता हो ; और 
( ii ) राजमार्ग की अभिकल्पना सनिर्माण और राजमार्ग के सनिर्माण में 

उपयोग की गई मशीनरी में 15 वर्ष का अनुभव । 
( प्रत्येक चयन के समय उचित इंजीनियरी शाखा उपदर्शित की जाए ) । 


- - - - - 


- - 


- - - 


अनुसूची - 4 

[ नियम 5 ( viii ) देखिए ] 
कार्यपालक इंजीनियर के पदों की सीधी भर्ती के लिए शैक्षिक अर्हताएं और अनुभव 


क्रम सं . 


पद का नाम 


भर्ती के लिए पात्रता 


1 
1. 


कार्यपालक इंजीनियर ( सिविल/ यांत्रिक ) 


3 
आयु सीमा : आयु 40 वर्ष से अधिक न हो । 
टिप्पण 1 : केन्द्रीय सरकार द्वारा जारी किए गए अनुदेशों या आदेशों के अनुसार 

सरकारी सेषकों के लिए 5 वर्ष तक शिथिल की जा सकती है । 
टिप्पण 2 : आयु सीमा अवधारित करने के लिए निर्णायक तारीख भारत में अभ्यर्थियों 

से आवेदन से प्राप्त करने के लिए नियत की गई अंतिम तारीख होगी । 
( न कि वह अंतिम तारीख जो असम , मेघालय, अरुणाचल प्रदेश , 
मिजोरम, मणिपुर , नागालैंड, त्रिपुरा, सिक्किम , जम्मू - कश्मीर राज्य के 
लद्दाख खंड, हिमाचल प्रदेश के लाहौल और स्पीति जिले तथा चम्बा 
जिले के पांगी उपखंड, अंदमान और निकोबार द्वीप या लक्षदीप के 
अभ्यर्थियों के लिए विहित की गई हो ) । 


- 


- 


- 


- 


8 . comp - 2 


THE GAZETTE OF INDIA : EXTRAORDINARY 


PART II . SEC. 3 (6)] 


- 
- 


- 


- - - 


- 


- 


- 


- 


- 


शैक्षिक अर्हताएं 
( i ) जिनके पास किसी मान्यताप्राप्त विश्वविद्यालय से, यथास्थिति, 

सविल या यांत्रिकी इंजीनियरी में डिग्री या समतुल्य है । 
( ii ) राजमार्ग के डिजाइन । सन्निर्माण और राजमार्ग के सन्निर्माण में 

प्रयोग की गई मशीनरी का पांच वर्ष का अनुभव । 
टिप्पण 1 : अर्हताएं अन्यथा सुअर्हित अभ्यर्थियों की दशा में संघ लोक सेवा आयोग 

के विवेकानुसार शिथिल की जा सकती है । 
टिप्पण 2 : अनुभव संबंधी अर्हता ( अर्हताएं ) संघ लोक सेवा आयोग के 

विवेकानुसार अनुसूचित जातियों और अनुसूचित जनजातियों के 
अभ्यर्थियों की दशा में तब शिथिल की जा सकती है (हैं ) जब चयन के 
किसी प्रक्रम पर संघ लोक सेवा आयोग की यह राय है कि उनके लिए 

आरक्षित रिक्तियों को भरने के लिए अपेक्षित अनुभव रखने वाले उन 
समुदायों के अभ्यर्थियों के पर्याप्त संख्या में उपलब्ध होने की संभावना 
नहीं है । 
ए. डी . नारायण, महानिदेशक ( सड़क पक्ष ) और 

अपर सचिव 


पाद टिप्पण : - ~ मूल नियम भारत के राजपत्र में सा. का . नि , 487, तारीख 6 नवम्बर , 1995 द्वारा प्रकाशित किए गए थे । 


MINISTRY OF SURFACE TRANSPORT 

( Establishment - II Section) 

NOTIFICATION 

New Delhi, the 31st March , 1997 
G. S. R. 182 ( E ).- -In exercise of the powers conferred by the proviso to article 309 of the Constitution, the 
President hereby makes the following rules to amend the Ministry of Surface Transport (Roads Wing) Central Engi 
eering Service (Roads) Group A Rules, 1995 , namely :- - 

1 . (1) These rules may be called the Ministry of Surface Transport (Roads Wing ) Central Engineering Service 
: Roads ) 

Group A (Amendment) Rules, 1997. 
( 2 ) They shall come into force on the date of their publication in the Official Gazette . 
2 . In the Ministry of Surface Transport (Roads Wing), Central Engineering Service (Roads) Group A Rules, 
1995 : 

( a ) in rule 5, after sub -rule (vii), the following shall be added , namely : 

" (viji ) Notwithstanding anything contained in this rule , where the Government is of the opinion that it is 
necessary 

of expedicnt so to do , it may , for reasons to be recorded in writing and in consultation with 
lic Commission , fill a 

duty post in the grade of Executive Engineer by direct recruitment, 
nd the qualifications, expericnce and other 

matters concerning such recruitment shall be as 
Recified in Schedule - IV " . 

(b ) for Schedules I, II and III , following shall be substituted , namely : 


SCHEDULE -1 

[ See Rule 4 (1) ] 
Name, Number and Scale of Pay of Duty posts included in various grades of the Central Engineering 
- - vice (Roads) Group A . 
11. No . Grade and Classification of Posts 

No. of Posts * Scale of Pay 
1 2 
(A ) Top Administrative Posts 
(i ) Director General ( Road Development ) 

1 * (1995) * Rs. 7300 - 200- -- 7500 - 250 - 800 
and Additional Secretary to the Govt. of India . 
(0 ) Additional Director General 

2* (1995 ) Rs. 7300 - 100-~- 7600 


- 


- 


- 


[ YTT II - gug 3 ( 1 ) ] 


भारत का राजपत्र : असाधारण 


V - UL 


( B ) 

(1) 
(ü ) 


11* ( 1995 ) 


Civil Engineers 
Chief Engineer 
Superintending Engineer 
Selection Grade (Non -Functional) 


Rs. 5900 - 200 - 6700 
Rs. 4500 - 150 - 5700 


( ii ) 


Superintending Engineer 


( iv ) 


Executive Engineer 


38 * (1995) 
80 * ( 1995 ) 
39 *( 1995 ) 


Rs. 3700 - 125 - 4700 - 150 - 5000 
Rs. 3000 - 100 - 3500 - 125 - 4500 
Rs. 2200 -75- 2800 -EB - 100 - 4000 


(v ) 


Assistant Executive Engineer 


( C ) Mechanical Engineers 
(i) Superintending Engineer 

Selection Grade (Non - functional) 


Rs. 4500 - 125 -4700 


( ii ) Superintending Engineer 


Rs. 3700 - 125 - 4700 - 150 - 5000 


4 * ( 1995 ) 
7* ( 1995 ) 


( iii ) 


Executive Engineer 


Rs. 3000 - 100 - 3500 - 125 - 4500 


1 


A 


- - - - - 


- 


- 


- 


( iv ) Assistant Executivo Engineer 

3 * ( 1995 ) Rs. 2200 - 75 - 2800 - 100 - 4000 
* In 1994 , subject to variation dependent on workload . 
@ Includes Non - functional selection grade posts also in the scale of pay of Rs. 4500 -150 -5700 . 
* * The Junior Administrative Grade ( Selection Grade ) is Non - functional Grade and the maximum number of posts in 
this Grade shall be equal to 15 % of the Senior Duty Posts (i. e . all duty posts at the level of Senior Time Scale and 
above in the service ) and the number of posts in the Selection Grade (Non - functional) will be limited to the number 
of posts sanctioned in Junior Administrative Grade. 


SCHEDULE - II 

(See Rule 5 (iii )] 
Method of recruitment, field of promotion and minimum qualifying service in thenext lower grade for appointment of 
officers on promotion to duty posts included in various grades of the Central Engg . Service of the Min . of Surface Transport 
(Road Wing ) : 
S . Grade/Duty Posts 

Method of Roctt . Field of selection and minimum qualifying 
No . 

service for promotion 
2 
Part I - Top Administrative Posts 
(1) Director General (Road 

By Promotion / Apptt. to this grade shall be made from a com 
Development) and 

Transfor on 

posite field consisting of 
Additional Secretary 

deputation 

(i) Chief Engineers (Rs. 5900 - 200 -6700 ) of 
service 
to the Govt. of India . 

and Central Engg . Pool, Group A , on Civil 
Engg . 
(Rs. 7300 - 200 - 7500 - 250 - 8000 ) 

side, Addl. Director Gen . (Rs. 7300 -7600 ) with 
not 

less than 5 years regular service in the 
grade of Chief 

Engineer including 
service in a higher grade . 

( ii) Chief Engineers of State Governments with 5 
years regular service in the grade and having a 
degree in Civil Engg . from a recognised University 
or equivalent and having not less than 22 years of 
Group A service in the relevant field of which not 
less than 3 years should be as Head of Deptt. in 
the relevant field . 


11 - 


THE GAZETTE OF INDIA : EXTRAORDINARY 


[ PART II+ Sec . 3 (1) ] 


( iii) Officers of other Central Govt. Deptts , holding 
analogous posts or holding posts in the pay scale 
of Rs. 5900 -6700 or equivalent with 5 years regu 
lar service in the grade and having a degree in 
Civil Engg . from a recognised University or equiva 
lent and having not less than 22 years of Group A 

service in the relevant field . 
:) Additional Director 

By Promotion/ Apptt. to this grade shall be made from a compo 
General 

Transfer on 

site field consisting of - 
(Rs.7300 - 100 - 7600 ) 

deputation ( ISTC ) 

(i) Chief Engineers of the service and Contral 
Engg. Pool, Group A , on Civil Engg. side, with 3 
years regular service in the grade . 
(ii) Chief Engineers (Highways) in the State 
Governments with 3 years regular service in that 
grade ; and having a degree in Civil Engg. from a 
recognised University or equivalent and having not 
less than 20 years of Group A service in the rel 
evant field . 
( iii) Officers of other Central Govt. Deptts. holding 
analogous posts on regular basis or holding posts 
in the pay scale of Rs. 5900 -6700 or equivalent 
with 3 years regular service in the grade and hav 
ing a degree in Civil Engg. from a recognised Uni 
versity or equivalent and having not less than 20 

years of Group A service in the relevant field . 
]] - - Civil Engg . 
: :) Chief Engineer 

Promotion 

Superintending Engineer with 8 years regular ser 
(Rs. 5900 - 200 -6700 ) 

vice in the grade including service , if any , rendered 
in the non -functional selection Grade of Superin 
tending Engineer or with 17 years regular service 
in Group A Posts , out of which at least 4 years 
regular service should be in Junior Administrative 

Grade . 
) Superintending Engineer 

Non - functional ( a ) Officers in Junior Admn. Grade who have 

Selection Grade Selection Gradetered the fourteenth year of 
in A service as 

(Non - functional) on 1st July of 
vear calculated from the year 

(Rs. 4500 - 150 - 5700 ) 

follow 
he year of examination on the basis of 

which the member was 
ituated /recruited to 

Group A posts . 
(b ) Officers in JAG who have entered into STS 
Group A by promotion from a Group B posts , 
with 9 years regular combined service in Sts and 

JAG 
i Superintending Engineer 

Promotion 

Executive Engineer ( Civil ) with 5 years regular 
(Rs. 3700 - 125 -4700 - 150 -5000 ) 

vice in the grado . 
. Executive Engineer 

Promotion 

(i) 75 % from the grade of AEE with 4 years regu 
" (Rs. 3000 - 100 - 3500 - 125 . 4500 ) 

lar service in the grade ; on the basis of seniority 
cum fitness; 
(ii) 25 % by selection on merit from amongst AEs 
of the Central Engg . Service (Roads) with 8 
years regular service in the grade and having 
degree in Civil Engineering from a recognised 
University / Institution . 


[ 4m 1 - tug 3 ( 1 ) ] 


भारत का राजपत्र : असाधारण 


(v ) 


Note : However, the existing incumbents holding 
the post of Assistant Engineer Civil on a regular 
basis on the date of notification of these rules shall 
continue to be eligible for promotion to the post of 
Executive Engineer if they possess a Diploma in 
Civil Engineering from a recognised University/In 
stitution or equivalent and 8 years regular service 

in the grade . 
Asstt. Executive Engineer 

By Direct Rectt. 
(Rs. 2200 - 75- 2800 -EB - 100 - 4000 ) through the Engg. 

Service Exam . 
Conducted by the 

Commission . 
Part III- Mechanical Engineering 
Superintending Engineer 

Non - functional Officers of the Junior Admn. Grade who have 
Sclection Grade 

entered the fourteenth year of Group A service 
(Non - functional) 

on the first July of the year calculatod from the 
(Rs, 4500 - 150 - 5700 ) 

year of examination on the basis of which the 

member was recruited . 
Superintending Engineer 

Promotion 

Executive Engineer with 5 years regular service in 
(Rs. 3700 - 125 -4700 - 150 - 5000 ) 

the grade. 
Executive Engineer 

Promotion 

Asstt. Ex . Engineer with 4 years regular service in 
(Rs.3000 - 100 - 3500 - 125- 4500 ) 

the grade; on the basis of seniority -cum fitness, 
Asstt. Executive Engineer By Direct Rectt. 
( Rs.2200 - 75 - 2800 -EB - 100 - 4000 ) on the basis of Engg . 

Service Exam . 
conducted by the 
Commission . 


(i) 


(ii) 


(iii) 


( iv ) 


- 


- 


- 


SCHEDULE III 

[ See Rule 5 (vii )] 
Source of deputation and the requirement of qualification and experience for the deputation . 


- - - - 


S . No . 


Name of the post 


Eligibility Requirement 


2 


3 


. 


1 . 


Executive Engineer 
Organisations etc . : 


Officers of the Central/State Govts ./Union Territories, 

(Civil /Mechanical)Autonomous & Statutory 
(a ) (i) holding analogous posts on regular basis ; or 


(ii) with 4 years regular service in posts in the pay 
scale of Rs. 2200-4000 or equivalent; or 


(ül) with 8 years regular service in posts in the pay 
scaleof Rs. 2000 -3500 or equivalent; and 


(b ) (i) possessing a degree in Civil or Mech . Engg . 
as the case may be from a recognised University or 
equivalent; and 


( ii ) 5 years experience of designs/construction of 
Highways and the Machinery used in construction of 
Highways . 


- 


11U 1 


82. 6 1977 - 3 


- 


- 


- 


THE GAZETTE OF INDIA : EXTRAORDINARY 

PART II— SEC , 3 ( 1)] 
Superintending Engineer 

Officers of the Central/State Govts ./Union Territories, 
Organisations etc. : 

( Civil/Mechanical) Autonomous & Statutory 
(a ) (i) holding analogous posts on regular basis ; or 
(ii ) with 5 years regular service in posts in the pay 
scale of Rs. 3000 -4500 or equivalent; and 
(b ) (i) possessing a degree in Civil or Mech . Engg . 
as the case may be from a recognised University or 
equivalent; and 
( ii) 10 years experience of designs/construction 
of Highways and the Machinery used in construction 

of Highways. 
Chief Engineer 

Officers of the Central/State Govt. Union Territories , 
(Civil /Mechanical) 

Autonomous & Statutory Organisations etc . : 
(a ) (i) holding analogous posts on regular basis ; or 
( ii ) with 3 years regular service in posts in the pay 
scale of Rs. 4500 -5700 or equivalent; or 
( iii ) with 8 years regular service in posts in the pay 
scale of Rs. 3700 - 5000 or equivalent; and 
(b ) (i) possessing a degree in Civil or Mech . Engg . 
as the case may be from a recognised University or 
equivalent; and 
( ii ) 15 years experience of designs/ construction of 
Highways and the Machinery used in construction of 

Highways. 
" act Engineering discipline to be indicated at the time of each selection ). 


SCHEDULE TV 
[ See Rule 5 - ( viii) ] 


cational qualifications and Experience for direct recruitment to the post of Executive Engineer : 


- - - 


- - 


- 


- 


No. 


Name of the post 


Eligibility for recruitment 


- 


- - 


- 


- - 


- 


- 


- 


- 


Executive Engineer 
( Civil /Mechanical) 


Age Limits . Age not excecding 40 years 


Note 1 : Relaxable for Govt. servants upto 5 years in 
accordance with the instructions or orders issued by the 
Central Govt. 
Note 2 : The crucial date for determining the age- limit 
shall be the closing date for receipt of applications from 
candidates in India (and not the closing date prescribed 
for those in Assam , Meghalaya , Arunachal Pradesh , 
Mizoram , Manipur, Nagaland , Tripura , Sikkim , Ladakh 
division of J & K State, Lahaul & Spiti district and Pangi 
sub - division of Chamba district of Himachal Pradesh , 
Andaman & Nicobar Islands or Lakshdweep , 


- 


- 


- 


- - 


- 


- 


- 


- 


- 


M 


- 


7 


- 


- 


- 


D 


- - AN 


[ YTT - -UE 3 ( ) ] 


भारत का राजपत्र : असाधारण 


RF 


Educational Qualifications : 
(i) possessing a degree in Civil or Mechanical Engineer 
ing as the case may be from a recognised University or 
equivalent; and 
( ii ) 5 years experience of designs/construction of High 
ways and the machinery used in construction of High 
ways. 
Note 1 : Qualifications are relaxable at the discretion 
of the UPSC in case of candidates otherwise well quali 
fied . 
Note 2 : The qualification (s) regarding experience is/ 

are relaxable at the discretion of the UPSC in case of 
candidates belonging to the SCs or STs. If at any stage 

of selection the UPSC is of the opinion that sufficient 
number of candidates from these communities possess 
ing the requisite experience are not likely to be available 
to fill up the vacancies reserved for them . 

[No. A - 12018 /296 -E - II (i)] 
A . D . NARAIN , Director General (Road Development) and 

Addl. Secy . 


Footnote : 


The principal rules were published in the Gazette of India vide G . S. R . 487 dated 6th November,1995 . 


Printed by theManager, Govt of India Press, Ring Road , Mayapuri, New Delhi- 110064 

and Published by the Controller of Publications, Delhi-110054 -- 1997 


